. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ , 1940 ( श० ) 
7 जून, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 569 


राँची, गुरुवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
1 जून , 2018 


संख्या-1/विविध- 818/05 खण्ड का . - 3834 -- श्री के०के० खण्डेलवाल, भा . प्र. से. ( झाः1988), अपर 
मुख्य सचिव, कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड ( अतिरिक्त प्रभार - अपर मुख्य 
सचिव- सह - आयुक्त, वाणिज्यकर , झारखण्ड ) को दिनांक 8 जून , 2018 से 19 जून , 2018 तक स्वीकृत 
अवकाश अवधि तक के लिए श्री सतेन्द्र सिंह, भा . प्र. से. ( झाः1995 ), सचिव , योजना- सह-वित्त विभाग (व्यय ), 
झारखण्ड ( अतिरक्त प्रभार- निबंधक, चिट फंड , झारखण्ड तथा सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई- गवर्नेन्स 
विभाग, झारखण्ड ) अपने कार्यों के साथ सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड 
एवं सचिव-सह- आयुक्त , वाणिज्यकर , झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 569 - - 50 


